। 


रजिस्ट्री संडी एल० - 33004 /99 


1 D . L .- 33004/ 99 


. 


R 


- 


MERAMENT 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग I - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PART II - Section 3 - Sub-section (i) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 459 ] 
No. 459 ] 


नई दिल्ली; शुक्रवार , सितम्बर 17 , 1999 / भाद्र 26, 1921 
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 17, 1999 /BHADRA 26 , 1921 


- - - 


% D13 D 


- - 


- 


- 


वित्त मंत्रालय 


( राजस्व विभाग ) 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 1999 


सं० 110 / 99 -- सीमाशुल्क 


सा . का .नि . 642( अ ). - अभिहित प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ] खण्ड 1, तारीख 1 सितम्बर, 1999 में प्रकाशित 
अधिसूचना द्वारा मूल रूप से बने या चीन से आयातित ऐसोखुटाइल बेनजीन पर अधिसूचना सं. 36 /98 - सीमाशुल्क , तारीख 26 जून , 1998 द्वारा 
अधिरोपित प्रतिपाटित शुल्क के चालू रहने के मामले में पुनर्षिलोकन शुरू कर दिया है और पुनर्विलोकन अंवेषणों के परिणामों के लम्बित रहने तक, 
प्रतिपाटित शुल्क के विस्तार के लिए अनुरोध किया है । 

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की उस धारा की उपधारा ( 5 ) के दूसरे परंतुक और उपधारा ( 6 ) और 
सीमाशुल्क ( पाटित वस्तु की पहचान, प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण की क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 23 के साथ पठित 
सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 ( 1975 के 51 ) की धारा १क की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारत सरकार के वित्त 
मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना सं . 36 / 98 - सीमाशुल्क , तारीख 26 जून , 1998 की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है , 
अर्थात् : 

उक्स अधिसूचना में, आरंभिक पैरा के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंत : स्थापित किया जाएगा , अर्थात् : 
" 2. यह अधिसूचना 19 मार्च, 2000 तक प्रवृत्त रहेगी जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है । " 


[ फा. सं . 354/ 40/98 - टीआरयू ] 


श्रीनिवास टाटा, अवर सचिव 
टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 36/ 98 - सीमाशुल्क , तारीख 26 जन, 1998 भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग II, खंड 3, उपखंड ( i ) सा . का . नि . 

359 ( अ ), तारीख 26 जून , 1998 में प्रकाशित की गई थी । 


2747 GI/ 99 


